रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , जनवरी 7 , 2019 / पौष 17 , 1940 
NEW DELHI,MONDAY, JANUARY 7 , 2019/PAUSHA 17, 1940 


सं. 81 ] 
No . 81 ] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2019 

सं. 49 / 2015 - 2020 
विषयः निर्यात एवं आयात मदों का आईटीसी (एचएस ) वर्गीकरण 2018 के अध्याय 31 के अंतर्गत उर्वरकों की निर्यात 

नीति । 

का . आ . 86 ( अ ). - विदेश व्यापार नीति ( एफटीपी), 2015 - 2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित , यथा संशोधित 
विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 1992 (वर्ष 1992 की सं० 22) की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी ( एचएस ) वर्गीकरण की अनुसूची 2 (निर्यात नीति ) के अध्याय 31 में तत्काल प्रभाव से 
संशोधन करती है: 

2. आईटीसी (एचएस ) वर्गीकरण की अनुसूची 2 (निर्यात नीति ) के अध्याय 31 के मद्दे मौजूदा प्रविष्टियों को निम्नानुसार 
प्रतिस्थापित किया जाएगा (किए गए परिवर्तन बोल्ड अक्षरों में है): 


अध्याय - 31 
उर्वरक 


क्रम 


नीतिगत शर्ते 


संशोधित 
निर्यात 
नीति 
मुक्त 


प्रशुल्क मद । इकाई मद विवरण मौजूदा 
सं० एचएस कोड 

निर्यात 

नीति 
156 310100 कि० ग्रा० | पशु अथवा वनस्पति मुक्त 

उर्वरक चाहे आपस में 
मिश्रित 
या नहीं अथवा 
रसायनिक रूप से 
उपचारित हो ; जो पशु 
अथवा वनस्पति उत्पादों 

के मिश्रण अथवा 
124 GI/ 2019 

( 1 ) 


पशु उपोत्पादों से विनिर्मित मदों का 
निर्यात मुक्त रूप से अनुमत है परंतु 
यूरोपीय संघ को निर्यात निम्नलिखित 
शर्तों के अधीन है: 
(i) केपेक्सिल द्वारा खेपवार एक 
" पोतलदान निकासी प्रमाण पत्र जारी 
किया जाना है जिसमें निर्यातक का नाम 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (ii)] 


रासायनिक उपचार से 
विनिर्मित उर्वरक हो 


और पता, पंजीकृत संयंत्र का पता , 
निर्यातक का आईईसी सं०, संयंत्र की 
अनुमोदन सं० , निर्यात उत्पाद की प्रकृति , 
मात्रा, बीजक सं० और तिथि , लदान का 
पत्तन ( पत्तन का नाम ) और गंतव्य के 
विवरण का उल्लेख हो । 
(ii ) पोतलदान किए जाने के बाद 
निर्यातक खरीददार को खेप - वार 
स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र भी प्रदान करेगा 
जिसमें एचएस कोड सहित उत्पाद , 
पैकेजिंग, इसका उदगम, गंतव्य पोत का 
नाम , प्रस्थान की तिथि , स्वास्थ्य 
आवश्यकताओं इत्यादि विवरण दिया 
जाएगा । यह स्वास्थ्य प्रमाणपत्र 
केपेक्सिल तथा क्षेत्रीय पशु संगरोध 
अधिकारी, पशु पालन, डेयरी और मत्स्य 
पालन विभाग, कृषि और किसान कल्याण 
मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रुप 
से जारी किया जाएगा 
[ अधिसूचना सं० - 34 / 2015 - 20 दिनांक 
13.01. 2017] 
निर्यात निम्नलिखित के अधीन अनुमत 


157 


31021000 


कि० ग्रा० 


यूरिया 


प्रतिबंधित 


मुक्त 


है : 


158 


31031000 


मुक्त 


मुक्त 


कि० ग्रा० स्ट्रेट फोस्फेटिक उर्वरक । 

निम्नानुसार है 
( 1) सिंगल सुपर 

फास्फेट (16 % पी 2 

ओ 5 ) पाउडर 
( 2) सिंगल सुपर 

फास्फेट (14 % पी 2 

ओ 5) पाउडर 
(3 ) सिंगल सुपर 

फास्फेट (16 % पी 2 
ओ 5) दानेदार 


(i) उर्वरक विभाग (डीओएफ ) की पूर्व 

अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र 
( एनओसी ); 
( ii) निर्यात के समय सीमा शुल्क विभाग 

के समक्ष 
(i) में उल्लिखित घोषणा / प्रमाण पत्र 

प्रस्तुत करना । 
नीचे सूची क के निर्यात लाइसेंसिंग 
टिप्पणी 1 में यथा सूचीबद्ध एचएसपी के 
विनिर्माता को स्वयं के विनिर्मित 
एसएसपी को निम्नलिखित शर्तों के 
अधीन निर्यात करने के लिए अनुमति 
होगी: 
( ) स्वघोषणा और सांविधिक लेखा 
परीक्षकों द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ 
निर्यात की मात्रा के बारे में उर्वरक 
विभाग को सूचित करना कि अभीष्ट 
निर्यात हेतु किसी रियायत / सब्सिडी का 
दावा नहीं किया गया है । 
(ii ) निर्यात के समय सीमा शुल्क विभाग 
के समक्ष उपर्युक्त (1) में उल्लिखित 
घोषणा / प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना । 
निर्यात निम्नलिखित के अधीन अनुमत 
है: 
(i) उर्वरक विभाग (डीओएफ ) की पूर्व 

अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र 

( एनओसी); 
(ii) निर्यात के समय सीमा शुल्क विभाग 

के समक्ष 
(i) में उल्लिखित घोषणा / प्रमाण 

पत्र प्रस्तुत करना । 
नीचे सूची ख में निर्यात लाइसेसिंग 
टिप्पणी 1 में यथा सूचीबद्ध डीएपी के 
विनिर्माता को उर्वरक विभाग की पूर्व 
अनुमति से निम्नलिखित शर्तों के अधीन 


159 


। 


31031000 


। 


प्रतिबंधित । 


मुक्त 


कि० ग्रा० उपर्युक्त प्रविष्टि सं० 

158 पर विनिर्देशों के 
अन्य स्ट्रेट फास्फेटिक 
उर्वरक जो मुक्त निर्यात 
की शर्तों को पूरा नहीं 
करते हैं । 


160 


31053000 


मुक्त 


कि० ग्रा० एन. पी . काम्पलैक्स उर्वरक । मुक्त 

निम्नानुसार है: 
डाइएमोनियम फास्फेट 
(डीएपी) (15 - 46 - 00 ) 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


161 


। 


31053000 


प्रतिबंधित 


मुक्त 


कि० ग्रा० उपर्युक्त प्रविष्टि 

सं० - 160 में उल्लिखित 
विनिर्देशों के अन्य एन . 
पी कांप्लैक्स उर्वरक जो 
मुक्त निर्यात हेतु 
विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा 
नहीं करते हैं । 


162 


31042000 


प्रतिबंधित 


मुक्त 


| कि० ग्रा० स्ट्रेट पोटैशिक उर्वरक 

निम्नलिखित है: 
पोटाशियम क्लोराइड 
( पोटाश के लवण 
एमओपी ) 


स्वयं के विनिर्मित डीएपी का निर्यात | 
करने की अनुमति होगी: 
(i ) स्वघोषणा और सांविधिक लेखा 
परीक्षकों द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ 
निर्यात की मात्रा के बारे में उर्वरक 
विभाग को सूचित करना कि अभीष्ट 
निर्यात हेतु किसी रियायत / सब्सिडी का 
दावा नहीं किया गया है । 
(ii ) निर्यात के समय सीमा शुल्क विभाग 
के समक्ष उपर्युक्त (1 ) में उल्लिखित 
घोषणा / प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना । 
निर्यात निम्नलिखित के अधीन अनुमत 
है : 
(i) उर्वरक विभाग (डीओएफ ) की पूर्व 

अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र 

( एनओसी); 
(ii) निर्यात के समय सीमा शुल्क विभाग 

के समक्ष 
(i) में उल्लिखित घोषणा / प्रमाण 

पत्र प्रस्तुत करना । 
पिछले छ: माह के दौरान किए गए 
आयात की मात्रा में से एमओपी के 
प्रत्यक्ष आयातकों द्वारा उर्वरक विभाग की 
पूर्व अनुमति से निर्यात निम्नलिखित शर्तों 
के अधीन अनुमत हैं : 
(i) वे निर्यात की जाने वाली मात्रा पर 
किसी रियायत का दावा नहीं करेंगे 
अथवा 
यदि सरकार से पहले से दावा किया 
गया है तो वे रियायत को वापस कर 
देंगे; तथा 
(ii) उर्वरक विभाग तथा सीमा शुल्क 
विभाग को सांविधिक लेखा परीक्षकों से 
प्राप्त प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि निर्यात हेतु 
अभीष्ट मात्रा का पिछले छ: माह में 
आयात किया गया है ; तथा किसी 
रियायत / सब्सिडी का दावा नहीं किया 
गया है तथा 
( iii ) निर्यात से आय केवल मुक्त विदेशी 
मुद्रा में प्राप्त की है । 
(iv ) निर्यात के समय सीमा शुल्क विभाग 
के समक्ष उपर्युक्त उल्लिखित 
घोषणा / प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना । 
निर्यात निम्नलिखित के अधीन अनुमत 
है: 
( ) उर्वरक विभाग (डीओएफ ) की पूर्व 

अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र 

( एनओसी); 
( ii ) निर्यात के समय सीमा शुल्क विभाग 

के समक्ष 
(i) में उल्लिखित घोषणा / प्रमाण 

पत्र प्रस्तुत करना । 
निम्नलिखित सूची ख के निर्यात 
लाइसेंसिंग टिप्पणी 1 में यथा सूचीबद्ध 
एनपी और एनपीके के विनिर्माता को 
निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वयं के 


163 


31042000 


मुक्त 


कि० ग्रा० उपर्युक्त प्रविष्टि सं० । प्रतिबंधित 

162 के विनिर्देशों के 
स्ट्रेट पोटाशिक उर्वरक 
जो मुक्त निर्यात की । 
शर्तों को पूरा नहीं करते 


164 


ग्रा० 


मुक्त 


31054000 
31055100 
31055900 


कि० ग्रा० । अन्य एन. पी . कांप्लैक्स । मुक्त 

उर्वरक निम्नलिखित हैं : 
(1) एनपी(16 - 20 - 0 ) 
( 2) एनपी( 20 - 20 - 0 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (ii) ] 


(3 ) एनपी( 28 - 28 - 0 ) 
( 4) एनपी( 23 - 23 - 0 ) 


165 


प्रतिबंधित 


मुक्त 


31054000 
31055100 
31055900 


कि० ग्रा० । उपर्युक्त प्रविष्टि सं० 

164 के विनिर्देशों के 
अन्य एन. पी. कांप्लैक्स 
उर्वरक जो मुक्त निर्यात 
हेतु विनिर्दिष्ट शर्तों को 
पूरा नहीं करते हैं । 


166 


31052000 


मुक्त 


मुक्त 


कि० ग्रा० । 

| एनपीके कांप्लैक्स 

उर्वरक निम्नलिखित 
हैं : - पोटाश के साथ 
नाइट्रोफास्फेट 
( 15 - 15 - 15 ) 
एन. पी. के .(10 - 26- 26 ) 
एन. पी . के.(12 -32 - 16 ) 
एन. पी. के.(14- 35 -14) 
एन. पी . के.(14-28 -14 ) 
एन. पी . के .(19- 19- 19) 
एन. पी. के.(17 -17 -17) 
एन. पी . के.(15-15-15 ) 


विनिर्मित एनपी और एनपीके का निर्यात 
करने की अनुमति होगी: 
(i) स्वघोषणा और सांविधिक लेखा 
परीक्षकों द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ 
निर्यात की मात्रा के बारे में उर्वरक 
विभाग को सूचित करना कि अभीष्ट 
निर्यात हेतु किसी रियायत / सब्सिडी का 
दावा नहीं किया गया है । 
(ii) निर्यात के समय सीमा शुल्क विभाग 
के समक्ष उपर्युक्त (1 ) में उल्लिखित 
घोषणा / प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना । 
निर्यात निम्नलिखित के अधीन अनुमत 
है : 
(i) उर्वरक विभाग (डीओएफ ) की पूर्व 

अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र 

( एनओसी); 
(ii ) निर्यात के समय सीमा शुल्क विभाग 

के समक्ष 
(i) में उल्लिखित घोषणा / प्रमाण 

पत्र प्रस्तुत करना । 
निम्नलिखित सूची ख के निर्यात 
लाइसेंसिंग टिप्पणी 1 में यथा सूचीबद्ध 
एनपी और एनपीके के विनिर्माता को 
निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वयं के 
विनिर्मित एनपी और एनपीके का निर्यात 
करने की अनुमति होगी: 
(i ) स्वघोषणा और सांविधिक लेखा 
परीक्षकों द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ 
निर्यात की मात्रा के बारे में उर्वरक 
विभाग को सूचित करना कि अभीष्ट 
निर्यात हेतु किसी रियायत / सब्सिडी का 
दावा नहीं किया गया है । 
( ii) निर्यात के समय सीमा शुल्क विभाग 
के समक्ष उपर्युक्त (1 ) में उल्लिखित 
घोषणा / प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना । 
निर्यात निम्नलिखित के अधीन अनुमत 
है: 
(i) उर्वरक विभाग (डीओएफ ) की पूर्व 

अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र 

( एनओसी); 
(ii ) निर्यात के समय सीमा शुल्क विभाग 

के समक्ष 
(i) में उल्लिखित घोषणा / प्रमाण 

पत्र प्रस्तुत करना । 
निर्यात निम्नलिखित के अधीन अनुमत 


167 


31052000 


प्रतिबंधित 


मुक्त 


कि० ग्रा० उपर्युक्त प्रविष्टि 

सं० - 166 के विनिर्देशों 
के अन्य एनपीके 
कांप्लैक्स उर्वरक जो 
मुक्त निर्यात हेतु 
विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा 
नहीं करते हैं । 


168 


31049000 


प्रतिबंधित । मुक्त 


कि० ग्रा० जिंक या बोरान से 

मजबूत किए गए सभी 
रासायनिक उर्वरक 


है: 


(i) उर्वरक विभाग (डीओएफ ) की पूर्व 

अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र 

( एनओसी); 
(ii ) निर्यात के समय सीमा शुल्क विभाग 

के समक्ष 
(i) में उल्लिखित घोषणा / प्रमाण 

पत्र प्रस्तुत करना । 
निर्यात निम्नलिखित के अधीन अनुमत 
है : 


___ 169 


31059010 


प्रतिबंधित 


मुक्त 


कि० ग्रा० माइक्रोन्यूट्रिएंट उर्वरक 

और उनके एन. पी . के . 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सहित सम्मिश्रण, उर्वरक 
(नियंत्रण ) आदेश 1985 
के अनुसूची I, भाग क 
1 ( च ) में विनिर्दिष्ट 
उर्वरकों को छोड़कर । 


(i) उर्वरक विभाग (डीओएफ ) की पूर्व 

अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र 

( एनओसी); 
(ii) निर्यात के समय सीमा शुल्क विभाग 

के समक्ष 
(i) में उल्लिखित घोषणा / प्रमाण 
पत्र प्रस्तुत करना । 


अध्याय 31 की निर्यात लाइसेंसिंग टिप्पणी 


टिप्पणी: 1 
एसएसपी, डीएपी और एनपी / एनपीके के विनिर्माता जो अपने विनिर्मित माल का उपर्युक्त भार्तो के अधीन मुक्त रूप 
से निर्यात कर सकते हैं । 
सूची क (एसएसपी विनिर्माताओं / इकाईयों की सूची), सूची ख ( डीएपी विनिर्माताओं की सूची) तथा सूची ग 
( एनपी / एनपीके विनिर्माताओं की सूची) में कोई परिवर्तन नहीं है । 


टिप्पणी: 2 


उर्वरकों के निर्यात हेतु उर्वरक विभाग से पूर्व अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया जहां कहीं भी 
निर्धारित की गई है, को सार्वजनिक सूचना सं0 69 / 2015 - 20 ] दिनांक 07-01- 2019 के तहत निर्धारित किया गया 
है । 


3. इस अधिसूचना का प्रभावः 

उर्वरकों की निर्यात नीति को संभाोधित किया गया है तथा " प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत मदों को 
विनिर्माताओं / निर्यातकों द्वारा उर्वरक विभाग से प्राप्त की जाने वाली पूर्व अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) 
तथा अन्य निर्धारित भार्ता के अनुपालन के अधीन मुक्त श्रेणी मे डाला गया है । 


[ फा . सं. 01 / 91 / 180 / 13 / एएम - 17 / निर्यात प्रकोष्ठ 
आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एंव पदेन अपर सचिव 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


(Department of Commerce ) 


(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 07 January, 2019 


___ No. 49 / 2015-2020 
Subject: Export Policy of Fertilisers under Chapter 31 of ITC (HS) Classification of Export and Import Items 2018 


S .O . 86 ( E ). — In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Foreign Trade ( Development & 
Regulation ) Act, 1992 (No . 22 of 1992 ), as amended , read with paragraph 1.02 and 2 .01 of the Foreign Trade Policy 
(FTP ), 2015 - 2020, the Central Government hereby makes the amendments, with immediate effect, in Chapter 31 of 
ITC (HS ) Classification - Schedule 2 (Export Policy ): 


2 . The existing entries against Chapter 31 of ITC (HS ) Classification - Schedule 2 (Export Policy ) will be 
substituted as under ( changes made are in bold letters ).: 


Chapter 31 


FERTILISERS 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


S .No. 


Unit 


Item Description 


Policy Conditions 


Tariff Item 
HS Code 


Existing 
Export 
Policy 

Free 


Revised 
Export 
Policy 
Free 


156A 


3101 00 


Kg 
. 


| Animal or vegetable 

fertilizers, whether or 
not mixed together or 
chemically treated ; 
fertilizers produced by 
the mixing or 
chemical treatment of 
animal or vegetable 
products 


Export of items produced from 
animal by -products allowed 
freely , but export to European 
Union allowed subject to the 
following conditions : 
(i) A ‘Shipment Clearance 
Certificate is to be issued , 
consignment-wise, by the 
CAPEXIL indicating details of the 
name and address of the exporter , 
address of the registered plant, 
IEC No . of the exporter, Plant 
approval number, nature of export 
product, quantity , invoice number 
and date, port of loading (name of 
the port) and destination 
( ii ) After the shipment is made , the 
exporter shall also provide a 
‘Health Certificate consignment 
wise to the buyer giving details of 
the product with HS Code , 
packaging , its origin , destination , 
vessel name, date of departure , 
health requirements , etc . This 
Health Certificate would be issued 
jointly by CAPEXIL and Regional 
Animal Quarantine Officer, 
Department of Animal Husbandry , 
Dairying and Fisheries, Ministry 
of Agriculture and Farmers 
Welfare , Government of India 
Export is permitted subject to : 
(i) Prior permission /No Objection 

Certificate (NOC ) of the 
Department of Fertilizers 
(DOF); 


157 


31021000 


00 


Kg 


Urea 


Restricted 


Free 


(ii) Production of Declaration / 

Certificate as at (i) before 
Customs at the time of 
export. 


158 


31031000 


Kg 


| 


Free 


Free 


Manufacturers of SSP , as listed in 
Export Licensing Notel at List A 
below , shall be allowed to 
export their own manufactured 
SSP subject to the following 
conditions : 


| Straight Phosphatic 

Fertilizers given 
below : 
1 . Single Super 
Phosphate 
( 16 % P205) Powdered 
2 . Single Super 
Phosphate 
(14 % P205) Powdered 
3. Single Super 
Phosphate 
( 16 % P205 )Granulated 


(i) Intimation to Department of 
Fertilizer about quantity of 
export along with a self 
declaration and a certificate 
issued by statutory auditors that 
no concession /has been claimed 
for intended export . 
( ii ) Production of Declaration / 
Certificate as at (i) before 
Customs at the time of export. 


[ 471 II - QUS 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


159 


31031000 


Kg 


Restricted 


Free 


Other Straight 
Phosphatic Fertilizers 
of the 
specifications at Entry 
number158 above 
which do not meet the 
specified conditions 
for free exports 


Export is permitted subject to : 
(i) Prior permission /No Objection 

Certificate (NOC ) of the 
Department of Fertilizers 
(DOF ) ; 


( ii ) Production of Declaration 

/Certificate as at ( i) before 
Customs at the time of 
export . 


160 


31053000 


Kg 


Free 


Free 


N .P . Complex 
Fertilizers 
Given below : 
Di- ammonium 
Phosphate 
( DAP) (18- 46 - 00) 


Manufacturers of DAP , as listed 
in Export Licensing Note 1 at 
List B below , shall be allowed , 
with the prior permission of the 
Department of Fertilizer , to 
export their own manufactured 
DAP subject to the following 
conditions: 
(i) Intimation to Department of 
Fertilizer about quantity of 
export along with a self 
declaration and a certificate 
issued by statutory auditors that 
no concession/ subsidy has been 
claimed for intended export. 
( ii) Production of above 
declaration / certificate as at (i) 
above before Customs at the 
time of export . 
Export is permitted subject to : 
(i) Prior permission / No 

Objection Certificate (NOC ) 
of the Department of 
Fertilizers (DOF ) ; 


16131053000 


Kg 


Restricted 


Free 


of 


Other 

N . P . 
Complex Fertilizers 

the 
specifications at 
Entry number160 
above which do not 
meet the specified 
conditions for free 
exports 


(ii ) Production of Declaration / 

Certificate as at (i) before 
Customs at the time of 
export. (DOF ). 


162 


31042000 


Kg 


Restricted 


Free 


Straight Potassic 
Fertilizers 
Given below : 


Potassium Chloride 
(Muriate of Potash 
MOP ) 


Exports permitted , with the prior 
permission of the Department of 
Fertilizer, by direct importers of 
MOP out of quantity of import 
made during the last six months 
subject to the following 
conditions: 
I. They will not claim any 

concession for the quantity 
intended to be exported ; 


or 


II. 


They will return the concession 
if already claimed from the 
Government; and 

Furnish certificate from the 
statutory auditors to the 
Department of Fertilisers and 
Customs that the quantity 
intended to be exported has 
been imported in the last six 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


163 


31042000 


Kg 


Restricted 


Free 


Straight Potassic 
Fertilizers of the 
specifications at 
Entry number 162 
above which do not 
meet the specified 
conditions for free 
exports 


months 

and no 
concession / subsidy has been 

claimed ; and 
III. Export realisation is in free 

foreign exchange only. 
IV . Production of Declaration 

/Certificate as above before 
Customs at the time of 

export. 
Export is permitted subject to : 
(i) Prior permission /No Objection 

Certificate (NOC ) of the 
Department of Fertilizers 

(DOF ); 
( ii ) Production of Declaration 

/Certificate as at (i) before 
Customs at the time of 
export. 


164 


Kg 


Free 


Free 


31054000 
31055100 
31055900 


Other N .P . Complex 
Fertilizers as given 
below : 
1 . NP (16 -20 -0 ) 
2 . NP (20 -20 -0 ) 
3 . NP (28 - 28 -0 ) 
4 . NP (23 - 23 -0 ) 


Manufacturers of NP and NPK , as 
listed in Export Licensing Notel at 
List C below , shall be allowed to 
export their own manufactured NP 
and NPK subject to the following 
conditions: 

(i) Intimation to Department of 
Fertilizer about quantity of export 
along with a self - declaration and 
a certificate issued by statutory 
auditors 

that 

no 
concession /subsidy has been 
claimed for intended export . 
( ii) Production of above 
declaration / certificate as at (i) 
above before Customs at the time 
of export. 
Export is permitted subject to : 
( i) Prior permission /No Objection 

Certificate (NOC ) of the 
Department of Fertilizers 
(DOF ) ; 


165 


Kg 


Restricted 


Free 


31054000 
31055100 
31055900 


Other N . P . Complex 
Fertilizers of the 
specifications at Entry 
number 164 above 
which do not meet the 
specified conditions 
for free exports 


( ii ) Production of Declaration 

/Certificate as at (i) before 
Customs at the time of 
export. 


166 


31052000 


Kg 


Free 


Free 


N . P .K . Complex 
Fertilisers given 
below : 
Nitro -phosphate with 
Potash ( 15 - 15 - 15 ) 
N . P . K . (10 - 26 - 26 ) 
N . P .K . ( 12 -32 - 16 ) 
N . P . K . ( 14 -35 - 14 ) 
N . P . K . ( 14 -28 - 14 ) 
N . P .K . ( 19 -19- 19 ) 
N .P . K . ( 17 - 17 - 17 ) 
N . P . K . ( 15 - 15 - 15 ) 


Manufacturers of NP and NPK , as 
listed in Export Licensing Note 1 
at List C below , shall be allowed 
to export their own manufactured 
NP and NPK subject to the 
following conditions: 
(i) Intimation to Department of 
Fertilizer about quantity of export 
along with a self- declaration and 
a certificate issued by statutory 
auditors that no 
concession /subsidy has been 
claimed for intended export. 
( ii ) Production of above 


[ 911 II - OUS 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


167 | 31052000 


Kg 


Restricted 


Free 


Other N .P . K . 
Complex 
Fertilizers of the 
specifications at 
Entry 
Number 166 above 
which do not meet 
the specified 
conditions for free 
exports 


declaration / certificate as at (i) 
above before Customs at the time 
of export. 
Export is permitted subject to : 
(i) Prior permission / No 

Objection Certificate (NOC ) 
of the Department of 
Fertilizers (DOF ); 


( ii ) Production of Declaration 

/Certificate as at (i) before 
Customs at the time of 
export. 


168 


31049000 


Kg 


Restricted 


Free 


All chemical 
fertilisers 
Fortified with zinc or 
boron 


Export is permitted subject to : 
(i) Prior permission / No 

Objection Certificate (NOC ) 
of the Department of 

Fertilizers (DOF) ; 
( ii ) Production of Declaration 

/Certificate as at (i) before 
Customs at the time of 
export. 


169 


31059010 


Kg 


Restricted 


Free 


Micronutrient 
fertilizers and 
Mixtures thereof 
containing NPK , 
excluding those 
specified in Schedule 
I, Part A 1 ( f) of 
Fertilizers (Control) 
Order, 1985 


Export is permitted subject to : 
(i) Prior permission / No 

Objection Certificate (NOC ) 
of the Department of 

Fertilizers (DOF ) ; 
( ii ) Production of Declaration 

/Certificate as at (i) before 
Customs at the time of 
export. 


EXPORT LICENSING NOTE OF CHAPTER 31 
NOTE 1 
Manufacturers of SSP, DAP and NP / NPK who can freely export their own manufactures subject to the conditions above 
No change in List A (List of SSP Manufacturers / Units), List B (List of DAP Manufacturers) and List C (List of 
NP / NPK Manufacturers ) 


NOTE : 2 


The procedure to obtain prior permission / NoC of the Department of Fertilizers for export of fertilizers, wherever laid 
down , has been prescribed vide Public Notice No. 69 /2015 - 20 dated 7th January , 2019 . 


3 . Effect of this Notification : 


Export Policy of Fertilizers have been revised and items under ‘Restricted category moved to ‘ Free category subject to 
prior permission / No Objection Certificate (NOC ) to be obtained by the manufacturers / exporters from the Department 
of Fertilizers, and compliance of other laid down conditions . 

[F . No. 01/ 91/ 180 / 13/AM - 17 /Export Cell] 
ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade & Ex - officio Addl. Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 

MANOJ 


Digitally signed by 
MANOJKUMAR VERMA 
Date : 2019.01. 11 
19:11:41 + 05 30 


